रजिस्ट्री संडी एल - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


. 


सत्यमेवयपत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART IISection 3– Sub- section (D ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 950 ] 
No. 950 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 14, 2003/ आश्विन 22 , 1925 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14 , 2003/ASVINA 22, 1925 


श्रम मंत्रालय 
( उत्प्रवास स्कंध) 

अधिसूचना 
- नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2003 
का . आ . 1205 ( अ). - उत्प्रवास अधिनियम, 1983 ( 1983 का 
31 ) की धारा 41 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि जहां तक दक्षिण 
कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर एवं थाईलैंड में उत्प्रवासियों के भर्ती 
के तरीकों, रोजगार की शर्तों और मुहैया कराए जा रही रहन - सहन और 
कार्यों की मानक दशाओं का संबंध है सार्वजनिक हित में ऐसा करना 
उचित है, भारत के प्रत्येक नागरिक को दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, 
सिंगापुर एवं थाईलैंड जाने के संबंध में उस अधिनियम की धारा 22 के 
प्रचालन से छूट प्रदान करती है । 

. [ फा . सं. जैड - 11025 /64/ 2003 - उत्प्रवास ] 
डी . एस. पूनिया, उत्प्रवास महासंरक्षी/ संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 
(Emigration Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th October , 2003 
S. O . 1205 (E ).- In exercise of the powers conferred 
by Sub -section (1 ) of Section 41 of the Emigration Act, 
1983 (31 of 1983 ), the Central Government, on being satisfied 
that having regard to method of recruitmentand conditions 
of employment and standard conditions of living and 
working being provided to emigrants in South Korea , South 
Africa , Singapore and Thailand it is expedient in the public 
interest so to do , hereby exempts every citizen of India 
going to South Korea, South Africa , Singapore and 
Thailand from the operation of Section 22 of that Act. 

___ [F. No . Z -11025/ 64/2003-Emg.] 
D . S . POONIA , ProtectorGeneral ofEmigrants / Jt. Secy. 


3026 GI/ 2003 


Printed by the Manager, Govt . of India Prews, Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


